S 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 वैशाख 1936 ( श० ) 
संख्या 219 राँची ,मंगलवार 

20 मई , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - 


- 


अधिसूचना 
16 मई, 2014 


संख्या -8/ नीति -01/2014 का . 4379-- झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के प्रथम 
अनुसूची में सचिवालय के विभाग एवं उनके संलग्न कार्यालय विनिर्दिष्ट हैं । उक्त अनुसूची के क्रम 
संख्या 5 पर अंकित कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के तहत राजभाषा निदेशालय 
संलग्न कार्यालय घोषित है । 


2. उक्त क्रम में निम्नांकित कार्यालयों को भी कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग के अंतर्गत सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किया जाता है: 


क ) 


झारखण्ड राज्य सूचना आयोग 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 20 मई, 2014 
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 


ख ) 


ग ) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड 


2. 


यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस० के० शतपथी, 


सरकार के प्रधान सचिव | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 219 -50 | 


